रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD NO D . L -33004/ 99 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


mammy 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II --- Section 3 - Sub -section (i) " 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2001 / ज्येष्ठ 9, 1923 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 30 , 2001/ JYAISTHA 9 , 1923 


- - - 


- - - -- - -- - - - - - - - - 


%3D 


सं . 276 ] 
No. 2761 


- - -- 


- - - - -- 


श्रम मंत्रालय 


MINISTRY OF LABOUR 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 मई, 2001 
सा . का .नि . 398 ( अ ) - कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम, 1952 (61952 का 19 ) की धारा 7 की उप - धारा 
( 1 ) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 में और 
संशोधन करने के लिए निम्नांकित योजना बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इस योजना को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा ( संशोधन ) 
योजना, 2001 कहा जाएगा । 

( 2 ) यह 1 जून, 2001 से प्रवर्तन में आएगी । 

2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 के पैराग्राफ 7 के 
उप - पैराग्राफ ( 1 ) के परन्तुक में उल्लिखित शब्द पांच हजार रुपए 
के स्थान पर छ: हमार पांच सौ रुपए शब्द प्रतिस्थापित किए आएंगे । 
[ फा. सं. एस.- 65013/ 1/ 2001 - एस. एस. II ] 

उर्मिला शर्मा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th May, 2001 
G .S . R . 398 (E ). - In cxercise of the powers 
conferred by section 6C , read with sub- section ( 1 ) of 
section 7 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Central Government hereby makes the ſollowing scheme 
further to amend the Employees Deposit-Linked 
Insurance Scheme, 1976 , namely . 

I (1) This Scheme may be called the Employees 
Deposit - Linked Insurance ( Amendment ) Scheme, 2001. 

(2 ) It shall come into force on the 1st June, 2001. 

2 In the Employees Deposit Linked Insurance 
Scheme , 1976, in paragraph 7 sub -paragraph (1) in the 
proviso for the words “ five thousand rupees the words 
" six thousand five hundred rupees” shall be substituted . 

[ F No S -65013 /1/ 2001 - SS-II] 

URMILA SHARMA, Under Secy. 
Foot Note : The Principal scheme was published 
___ in the Gazette of India, vide GSR 488( E) on 1st August, 

1976, and it was subsequently amended at the latest vide 
GSR 238 dated 13- 6 - 2000 . 


पादटिप्पण : - प्रधान योजना दिनांक 1 अगस्त, 1976 के 
भारत के राजपत्र, में सा. का. नि . संख्या 488 ( अ ) के रूप में प्रकाशित 
हुई थी तथा योजना में पिछला संशोधन सा. का .नि . 238, दिनांक 
13- 6 - 2000 द्वारा किया गया था । 


1662 GI/ 2001 


Printed by the Manager , Govt of India Proos, Ring Road , Mayapun , New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


